PARTE 


HARYANA GOVT GAZ . MARCH 24 , 1970 (CHTR . 3, 1892 SAKA ) 


229 


दिनांक 16 मार्च , 1970 


क्रमांक 304-र III - 70/ 5964- पूर्वीपंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) और 3( 1ए ) 
के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रु ० ( केवल सौ रुपए ) की वार्षिक युद्ध जागीर 
निम्नलिखित व्यक्तियों को उन के सामने दी गई फ़सल से व सनद में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- 


जिला 


जागौर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


संसा 


1 


गुड़गांव 


रिवाड़ी 


रबी 1967 


श्रीमती गन्गा देवी, विधवा 
शिव दयाल 


मकान नं 0 6751 , 
मोहल्ला गुडिया 
सराय , रिवाड़ी 


2 


पाली 


खरीफ 1965 


श्रीमती घन कौर , विधवा 
जोधा राम 


3 


मायन 


1 . 


: 


श्रीमती किशन बाई, विधवा 
फोजू सिंह 


4 


? 


" 


श्रीमती धन्नी देवी , विधवा 
घीसा राम 


चौकी नं 0 2 
मुसेपुर 


5 


श्री माधो प्रसाद, पुत्र मंगल 


टांकडी 


, 


6 


श्री कोला राम , पुत्र गोपाल सिंह 


मोतलाकलां 


7 


श्री शिव दत्त , पुत्र चतर भुज 


" 


मुसेपुर 


8 


श्री हरी सिंह , पुत्र घासी राम 


काठूवास 


9 


श्री दीप चन्द , पुत्र नानग राम 


काहाड़ी 


10 


, 


संघराना 


गुड़गांव 


" 


11 


नखरोला 


श्री शिव लाल , पुत्र जिया राम 
श्री सुख लाल , पुत्र याद राम 
श्री गंगा राम , पुत्र राम सिंह 
श्रीमती अनार देवी ,विधवा घमंडी 
सिंह 


12 


मुहम्मदपुर झरसा 


13 


चामरोज 


रबी 1986 


14 


श्री भरत सिंह , पूर्व जिया राम 


तावडू 


15 


श्री साए म्बा , पुत्र ढोला 


विसरू 


फिरोजपुर झिरका 


खरीफ 1965 


दिनांक 17 मार्च, 1970 
क्रमाक 1016 - III - 70 / 6103--पूर्वीपंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) ( 1ए ) और 3( 1ए ) 
के 

अनुसार संपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रु ० (केवल सौ रुपए ) की वार्षिक युद्ध जागीर श्री चंदगी 
राम , पुत्र श्री खेम चन्द , गांव बापेडा, तहसील भिवानी , जिला हिसार को सनद मे दी गई मतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

यह अनुदान खरीफ 1965 से लागू होगा । 


. 


